रोजस्ट्री स . 1 . ( ग . एन . )-121 


REGISTERED NO . D . (D .N .) 127 


. 


. 


. . . 


. 


. 


मगर जयन 


. . . 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


। 


भाग II - खण्ड 3 - उप -खण (1 ) 
PART II — Section 3 Sub- section (1) 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 209] 
No . 209 ] 


मई दिल्ली, सोमवार , जूम 3, 1991 / ज्येष्ठ 13, 1913 
NEW DELHI, MONDAY, JUNE 3, 1991 /JYAISTHA 13 , 1913 


A 


. 


इस भाग में भिन्न पष्ठ संख्या की जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में 

रखा जा सके 
Separate Paging is given to this part in order that it may be filled as a 

separate compilation 


जल - भूतल परिवहन मंत्रालय 

( पत्तन खंड ) 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 3 जून 1991 
सा . का . नि . 295 ( अ ) : - राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रवत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 
अंडमान और लक्षद्वीप बंदरगाह संकर्म ( समूह “क ” पव ) भर्ती नियम , 1987 का निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् : -- 

___ 1. ( 1 ) इन नियमों का संक्षित नाम अंडमान और लक्षद्वीप बंदरगाह संकर्म ( समूह "क " पद ) भर्ती ( संशोधन ) 
नियम , 1991 है । 

( 2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 





2. अंडमान और लक्षद्वीप बंदरगाह संकर्म ( समूह " क " पद ) भर्ती नियम , 1987 की अनुसूची में उपमुख्य इंजीनियर, 
( सिविल ) के पद से संबंधित क्रम संख्यांक 3 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रवि 
ष्टियां रखी जाएंगी अर्थात : -- 


1473GI /91 


(1 ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — Sec . 3 (1) ] 


- 


- 


अनुसूची 


- -- - - - 


- - - - - - 


- - - 


3 


5 


- - - - - 


- - - 


- - 


5 * 


चयन 


" 3. उपमुख्य 

इंजीनियर 
(सिविल ) 


साधारण केन्द्रीय 
सेवा समूह "क " 
राजपत्रित 
अननुसचिवीय 


3700- 125 
4700- 150 
5000 रु . 


( 1991 ) 
___ * कार्यभार के 

आधार पर 
परिवर्तन किया 
जा सकता है । 


45 वर्ष से अधिक नहीं 
( केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए 
गए अनुदेशों या श्रावेशों के 
अनुसार सरकारी सेवकों के 
5 वर्ष तक शिथिल की जा 
जा सकती है ) 
टिप्पण : - - पायु -सीमा अवधारित 
करने के लिए निर्णायक तारीख 
भारत में अभ्यर्थियों में आवेदन 
प्राप्त करने के लिए नियत की 
गई अंतिम तारीख होगी ( न 
कि वह अंतिम तारीख जो असम , 
मेघालय , अरुणाचल प्रदेश, 
मिमोरम , मणिपुर, नागालैंड, 
त्रिपुरा , सिक्किम , जम्मू -कश्मीर 
राज्य के लद्वाख खंड , हिमाचल 
प्रदेश के लाहौल और स्पीति 
जिले तथा चम्बा जिले के पांगी 
उपखंड, अंदमान और निकोबार 
द्वीप या लक्षवीप के अभ्यर्थियों 
के लिए विहित की गई है ) । 


____ 10 


केवल मीवे भर्ती किए जाने वाले 

व्यक्तियों के लिए एक वर्ष । 


प्रावश्यक : 

प्राय : नहीं 
( i ) किसी मान्यताप्राप्त , विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियरी में शौ . अ . : हां 

डिग्री या समतुल्य 
( ii ) सिविल इंजीनियरी संकर्म का ( जिसके अंतर्गत बन्दरगाहों 

की योजना , सन्निर्माण और अनुरक्षण है ) पर्यवेक्षक हैसियत 

में 8 वर्ष का अनुभव । 
टिप्पण 1 : - - अर्हताएं अन्यथा सूअहित अभ्याथियो की घशा में 

संघ लोक सेया प्रायोग के विवेकानुसार शिथिल की 

जा सकती है । 
टिप्पण 2 : -- अनुभव संबंधी प्रर्हता ( महंताएं ) संघ लोक सेवा 

प्रायोग के विवेकानुसार ( अनुसूचित जातियों और 
अनसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में 
शिथिल की जा सकती है (हैं ) जब चयन के किसी 
प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है 
कि उनके लिए प्रारक्षित रिक्तियों को भरने के 
लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के 
अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की 

संभावना नहीं है । 
पोछनीय : --किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सिविल इंजी 

नियरी में मास्टर डिग्री या समतुल्य । 


[ भाग II -.. खण्ड ::(i)] 


भारत का गजपन्न : प्रसाधारण 


11 


12 


(i) 68 2/ 3 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रोन्नति : -- ऐसा कार्यपालक इंजीनियर ( सिविल ) जिसने उस 
प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण ( जिसके अंतर्गत अल्पकालिक 

श्रेणी में 5 वर्ष नियमित सेवा की है । 
संविदा है ) द्वारा 

प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण ( जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा 
( ii ) 33_ 1/ 3 प्रतिशत प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण ( जिसके है ) केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों/ संघ राज्य क्षेत्रों महापत्तनों 
अंतर्गत अल्पकालिक संविदा है ) द्वारा । 

___ समुद्री संगठनों के अधीन ऐसे अधिकारी : -- 
टिप्पण : -- इस पद के 3700- 5000 रु . के वेतनमान में ( क ) (i) जो नियमित प्राधार पर सदृश पद धारण किए 

जनधन के पूर्व 3000-5000 रु . पुनरीक्षण पूर्व वेतन- हुए हैं , या 
मान में उप मुख्य इंजीनियर ( सिविल ) के पद के नियमित ( ii ) जिन्होंने 3000- 5000 रु . या समतुल्य वेलनमान वाले 
धारकों की उन्नत पद पर नियुक्ति के लिए उपयुक्तता का पदों पर 4 वर्ष नियमित सेवा की है, या 
निर्धारण प्रारंभ में प्रायोग द्वारा किया जायेगा । यदि उन्हें ( iii ) जिन्होंने 3000- 4500 रू . या समतुल्य वेतनमान वाले 
" उपयुक्त " निर्धारित किया जाता है तो उन्हें प्रारंभिक गठन पदों पर 5 वर्ष नियमित सेवा की है , और 
पर उन्नत वेतनमान में उपयुक्त किया गया समझा जाएगा । ( ख ) जिनके पास स्तंभ 8 के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले 
यदि उन्हें " उपयुक्त नहीं " निर्धारित किया जाता है तो वे व्यक्तियों के लिए निहित अहंसाएं और अनुभव है । 
3000- 5000 रु . पुनरीक्षण -पूर्व वेतनमान में बने रहेंगे और (पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी , जो प्रोन्नति की सीधी 
उनके मामलों का प्रत्येक वर्ष पुनर्विलोकन किया जाएगा । पंक्ति में है , प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए 

जाने के पात्र नहीं होंगे । इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति , 
प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पान 
नहीं होंगे । प्रतिनियुक्ति की अवधि , जिसके अंतर्गत केन्द्रीय 
सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन विभाग में इस निय 
क्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाहय पद 
पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है , साधारणतया चार वर्ष से 
अधिक नहीं होगी । ) 


13 


14 


( प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए ) समूह " क " 
विभागीय प्रोन्नति समिति जो निम्नलिखित से मिल कर बनेगी : - - 
1. अध्यक्ष/ सदस्य राघ लोक सेवा आयोग --- अध्यक्ष 
2 . संयुक्त सचिव ( पत्तन ) - - सदस्य 
3. मुख्य इंजीनियर और प्रशासक 

अंदमान और लक्षद्वीप बंदरगाह संकर्म - - सवस्य 
( पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए ) समूह "क " 
विभागीय प्रोन्नति समिति जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :---- 
1. संयुक्त सचिव ( पत्तन ) - - अध्यक्ष 
"2. उप विकास सलाहकार ( पसन ) - सदस्य 
3. मुख्य इंजीनियर और प्रशासक 

अंदमान और लक्षजीप बंदरगाह संकर्म - - सदस्य 


सीधी भर्ती करते समय या किसी अधिकारी का प्रतिनियक्ति 
पर स्थानान्तरण , जिसके अतर्गत अल्पकालिक सविदा है , के 

आधार पर नियुक्त के लिए चयन करत समय , बयन 
प्रायोग से परामर्श कर के किया जायेगा । 
टिप्पण : - - सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति की पुष्टि से 

संबंधित विभागीय प्रोन्नति समिति की कार्यवाहियां , संघ 
लोक सेवा आयोग के अनुमोदनार्थ भेजी जाएंगी । किन्तु , 
यदि अायोग उनका अनुमोदन नहीं करता है तो 
विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक संघ लोक सेवा 
प्रायोग के अध्यक्ष या किसी सदस्य की अध्यक्षता में 
फिर से होगी । 


म . ए.--11015/1/87 -- पी . ई. I] 
प्रशोक जोशी , संयुक्त सचिव ( पसम ) 


THE GAZETTE OF INDIA . EXTRAORDINARY 


( PART II — Sec. 3 ( 1) ] 


MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT 

(Ports Wing) 

NOTIFICATION 
New Delhi, 3rd June , 1991 


G . S .R . 295 ( E ).-- In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution , the President 
hereby makes the following amendments in the Andaman Lakshadweep Harbour Works (Group All Posts) Recruitment 
Rules, 1987 , námoly : 


1. (1) These rules may be called the Andaman Lakshadweep 
(Amendment) Rules, 1991, 


Harbour Works 


(Group A Posts ) 


Recruitment 


(2 ) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette . 


2 . In the Schodulo to the Andaman Lakshadweep Harbour Works (Group A posts) Recruitmeut Rules, 1987, for 
serial number 3 relating to the post of Deputy Chief Engineer (Civil ) and the entries relating therсto the follcuis g cual 
number and entrics shall be substituted , namely : 


2 


3 


4 


Yes 


Rs.3700- 
125 -4700 
150 -5000 . 


3 . Deputy Chief - 5 * General 

Engineer ( 1991) Central 
(Civil) 

Service, 

Group A , 
* Subject to variation Gazetted , 
dependent on workload . Non 

Ministerial 


Selection Not Exceeding 45 years . 

(Relaxable for Govt. 
servants upto 5 years in 
accordanco with the 
instructions or order 
issuod by the Central 
Government) . 
Note : The Crucial date 
for determining the age 
limit shall be the closing 
date for receipt of appli 
cations from candidates 
in India (and not tho 
closing date prescribed 
for those in Assam , 
Meghalaya , 
Arunachai 
Pradesh ,Mizoram , 
Manipur, Nagaland , 
Tripura , Sikkim , Ladakh 
Division of J & K State , 
Lahaul and Spiti District 
and Pangi Sub Division 
of Chamba district of 
Himachal Pradesh , 
Andaman & Nicobar 
Islands of Lakshadweep ) 


Essential : 
(i) Degree in Civil Enginec 

ring of a recogniscd 

University or equivalent. 
( li ) 8 years experience in a 

Supervisory capacity in 
Civil-Engineering works 
including planning, con 
struction and maintep 

ance of Harbours ). 
Note 1 : Qualifications are 
relaxable at the discretion 
of the Union Public Service 
Commission in case of candi 
dates otherwisewell qualified . 
Note 2 : The qualification (s ) 
regarding experience is/are 
relaxable at the discretion 
of the Union Public Service 
Commission in the case of 
candidates belonging to 
Scheduled castes and Schiedu 
led Tribes if , at any stage of 
selection , the Union Public 
Service Commission is of the 
opinion that sufficient num 
ber of candidates from 
these communities possessing 
the requiste experience are 
not likely to be available to 
fill up the vacancies reserved 
for them . 
Desirable : Master s degree 
in Civil Engineering from a 
recognised University or 
equivalent. 


. 


- - 


- 


[4ll - - 4953 (1) ] 


भारत का राजपत्र . प्रसाधारण 


10 


-- 


- 


- 


- 


- 


4 


- 


- 


- - 


- - - - - - - 
Ago : No 
Educational 
Qualification : Yes 


Age : No 
Educationidbe:Yo 


- - - - - - - - 
1 yeary for 
direct recruits 


only 


onlis 


- - 
(i) 66 - 2 !3 % by promotion failing which Promotion : 

by transfer on deputation ( including Excecutive Engineer ( Civil) with 5 years 
short-term contract). 

rogular servico ja the grade. 
( ii ) 33 -1 !3 by transfer on deputation Transfer on deputation : 

(including short term contract). (including short-term contract ) 
NOTE : Tho suitability of the regular Officers of the Central/State-Governments/ 

holders of the post of Deputy Chief UTs/Major Ports/Maritime Organisations 
Engineer (Civil) in the pre-revised pay etc . 
scale of Rs. 3000 - 5000 prior to upgrada - ( a )(i) holding analogous posts on a 
tion of this post to the pay scale of Rs. regular basis, or 
Rs, 3700 -5000 shall bo initially assessed by ( ul ) with 4 ycars regular service in posts 
the Commission for appointment to in the pay scale of Rs. 3000 - 5000 or 
the upgraded post. If assessed suitable , equivalent ; or 
they shall be decmed to have bocn appoin - (lii ) with 5 years regular service in posts 
ted to the upgraded scale of pay at the in the pay scale of R4, 3000 -4500 or 
joitla ) constitution , If assessed , not equivalent; and 
suitable they shall continue to be in the (b ) possessing the qualifications and 
pre -revised pay scale of Rs. 3000 - 5000 and experience prescribed for direct 
their cases would be revlowed every year . recruits under column 8 . 

( Tbe Departmental Officers in the feeder 

category who are in line of promotion 
will not be eligible for consideration for 
appointincnt on deputation , Similarly, 
deputationists shall not be eligible for 
consideration for appointment by 
promotion . Period of deputation 
including period of deputation in 
another excadre post held immediately 
pracoding this appointment in the same 
or some other Organisation depart 
inent of the Central Government shall 
ordinarily not be exceed 4ycars . 


13 


14 


mu 


Selection shall be made in consultation with the 

Commission whilo making direct roeruitinent or 
selecting an officer for appointment on transfer 
on deputation including short torm contract. 


Group A 
Departmental Promotion Committee 
( For considering promotion ) Consisting of :- - 
1 . Chairman 

Member , 

Unlon Public Service Comraigsion -- Chairman , 
2 . Joint Secretary (Ports )---Membit. 
3 . Chief Engineer and Administrator Andaman Lakshadweep Harbour 

Work Sum -Member . 
Group A Departmental Proinotlon Committee (for considering 

confirmation). 
1 . Joint Socretary ( Ports ) --- Chairman. 
2 . Deputy Development Aiviser( Ports )- - Member . 
3 . Chief Engineer and Administrator Andaman Lakshadweep Harbour 

Works Member . 
Noto : The proceedings of the Departmental Promotion Committee relating to 

confirmation of a direct recruit shall be sent to the commissinon for approval, 
If however, these are not approved by the Commission a fresh mecting of the 
Departmental Promotion Committee to be presided over by th Chairman or 
a Momber ofthe Union Public Servico Commission shall be held . 


- - 


[F . No.A -11013 /1 /87- P . . DI ] 
ASHOKE JOSHI, Jt. Socy , (Ports ) 


_ 1473 G1/91 — 2 


- - - - 


1 


50 , 


L7 


Printed by the Manager , Govt. of India Press , Ring Road , New Delhi-110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi-110034 , 1991 


